निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


3 भाद्र 1937 ( श० ) 
( सं0 पटना 961) पटना, मंगलवार , 25 अगस्त 2015 


गृह (विशेष) विभाग 


अधिसूचनाएं 

25 अगस्त 2015 
सं0 ओ0 / रा0मा0आ0(विविध) - 04 / 09 ( अंश) - 9433 / सी0 — श्री राधा कृष्ण , सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र 
न्यायाधीश , कटिहार को राज्य मानवाधिकार आयोग, बिहार, पटना में स्वीकृत निबंधक के पद पर 02 वर्ष की अवधि, या 
65 वर्ष की आयु पूरी होने तक , या अगले आदेश तक ( जो भी पहले हो ) के लिए पुनर्नियोजित किया जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

राजभूषण प्रसाद , 

सरकार के अवर सचिव । 

25 अगस्त 2015 
सं0 ओ0 / रा०मा०आ०(विविध) - 04 / 09 ( अंश) - 9433 / सी0 — श्री विजय कुमार जैन , सेवानिवृत्त अपर जिला 
न्यायाधीश को राज्य मानवाधिकार आयोग , बिहार, पटना में स्वीकृत सहायक निबंधक के पद पर 02 वर्ष की अवधि , या 
65 वर्ष की आयु पूरी होने तक , या अगले आदेश तक ( जो भी पहले हो ) के लिए पुनर्नियोजित किया जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

राजभूषण प्रसाद, 
सरकार के अवर सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 961 -571 + 500- डी0टी0पी0 । 

Website: http :// egazette. bih. nic .in 


